. 


शासन 


उत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छ. ग./ दुर्ग/09 / 2010-2012. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 

जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


मनापयत 


छत्तीसगढ़ 

राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 29 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 22 जुलाई 2011 - आषाढ़ 31 , शक 1933 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


• 


अन्य सूचनाएं 


} 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , के . एम . जॉनसन पिता पी . के. जॉनसन, उम्र 48 वर्ष, निवासी 1/77 , न्यू शांतिनाथ नगर , 
पो . टाटीबंध, रायपुर ( छ . ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र अमन जॉनसन जिसकी जन्म तिथि 23-8-1995 है का पूर्व नाम रोहित जॉनसन है जो कि उसके समस्त 
शैक्षणिक प्रमाण - पत्रों में दर्ज है को बदलकर मैं उसका नाम अमन जॉनसन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत 


कर दिया हूं . 


अत: अब मेरे पुत्र को अमन जॉनसन पिता के. एम. जॉनसन के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


रोहित जॉनसन 
आत्मज - के . एम . जॉनसन 
1/77 , न्यू शांतिनाथ नगर 
पो . टाटीबंध, 

रायपुर 
रायपुर ( छ . ग . ) 


अमन जॉनसन 
आत्मज - के . 

एम . जॉनसन 
1/77 , न्यू शांतिनाथ नगर 


पो . टाटीबंध , रायपुर 


रायपुर ( छ . ग . ) 


129 


. 


+ 


130 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2011 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कामता प्रसाद आ . स्व . कलुवा प्रसाद , आयु 62 वर्ष, जाति - सतनामी, निवासी ग्राम- चिंगरी , 
थाना - अण्डा, तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा घरेलू नाम रामनाथ है जो कि मेरे भू - अभिलेख तथा ऋण- पुस्तिका आदि दस्तावेजों में भूलवश 
मेरे पिता द्वारा दर्ज करवा दिया गया था , को परिवर्तित कर मैं अपना वास्तविक एवं प्रचलित नाम कामता प्रसाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम. 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ - पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अत : अब से मुझे कामता प्रसाद आ . स्व . कलुवा प्रसाद के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कामता प्रसाद 


रामनाथ 
आ . स्व . कलुवा प्रसाद 
निवासी - ग्राम -चिंगरी 


आ . स्व . कलुवाप्रसाद 
निवासी - ग्राम -चिंगरी 


थाना - अण्डा 


थाना - अण्डा 


तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग.) 


तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) 


. 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमति पुनीता ठाकुर पति श्री श्यामाचरण ठाकुर , उम्र 33 वर्ष, निवासी - ग्राम घोटिया, पो. घोटिया , 
तह. बालोद , जिला - दुर्ग ( छ. ग .) की हूं. यह कि मेरा विवाह दिनांक 10-5-1998 को श्री श्यामाचरण ठाकुर आ . स्व . झाडूराम ठाकुर के साथ सम्पन्न हुआ . 
विवाह पूर्वमेरा नाम कु . प्रफुल्लता ठाकुर आताजा श्री सुग्रीव ठाकुर था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण - पत्रों में अंकित है तथा विवाह पश्चात् भूलवश मेरे 
पति के सर्विस रिकार्ड में नामिनी के रूप में दर्ज हो गया है, को परिवर्तित कर मैं अपना वास्तविक पूरा नाम श्रीमंती पुनीता ठाकुर दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी 
के सक्षम शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अत: अब से मुझे श्रीमति पुनीता ठाकुर पति श्री श्यामाचरण ठाकुर के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . प्रफुल्लता ठाकुर 
आत्मजा श्री सुग्रीव ठाकुर . 


श्रीमति पुनीता ठाकुर 
पति श्री श्यामाचरण ठाकुर 


ग्राम - घोटिया 


ग्राम - घोटिया 


पो . - घोटिया 
तह . - बालोद, थाना - डोंडी 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


पो . - घोटिया 
तह. - बालोद , थाना - डौंडी 
जिला - दुर्ग ( छ . ग. ) 


1 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2011 


131 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चेतन साहू पिता श्री राजुराम साहू, निवासी -मकान नं..49 , तीन दर्शन मंदिर के पास, वार्ड नं. -18, 
भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपना नाम चैतराम साहू जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय 
दस्तावेजों में अंकित है को परिवर्तित कर चेतन साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंधमें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अत : अब से मुझे चेतन साहू पिता श्री राजुराम साहू के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जाये. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चैतराम साहू 


चेतन साहू 


पिता - श्री राजुराम साहू 


निवासी - मकान नं . - 49 , तीन दर्शन मंदिर के पास 

भिलाई 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


पिता - श्री राजुराम साहू 
निवासी - मकान नं . - 49 ; तीन दर्शन मंदिर के पास 

वार्ड नं . - 18 , भिलाई 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग .) 


वार्ड नं .- 18 , 


. 


... 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011. 


t 


1 


1 


